निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1265 ) पटना , शुक्रवार , 15 नवम्बर 


2019 


सं ० 01 / प्रा 0 आ 0( सुखाड़ ) -37/2019 ( खण्ड ) / 3637 / आ 0 प्र 0 

आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 

30 अक्टूबर 2019 
विषय : राज्य में दिनांक 27.09.2019 से 02.10.2019 तक हुई अत्यधिक वर्षापात से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति 
के फलस्वरूप पूर्व के " तत्काल सहायता अन्तर्गत आच्छादित पंचायतों में आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि 
के वितरण के संबंध में । 

माह सितम्बर 2019 में राज्य में हुई अत्यधिक वर्षापात तथा नदियों के जल - स्तर में हुई वृद्धि के कारण राज्य 
के 15 जिले यथा अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालन्दा, नवादा , 
पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं जहानाबाद जिला के 95 प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 616 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं । 
2. वर्ष 2019 में राज्य में हुई अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए 
विभागीय अधिसूचना सं0 3108 / आ 0 प्र0 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक वर्षापात विचलन एवं 70 
प्रतिशत से कम फसल आच्छादन वाले राज्य के कुल 18 जिलों के 102 प्रखण्डों की कुल 896 प्रभावित पंचायतों के 
सभी परिवारों को राहत पहुँचाने हेतु “ तत्काल सहायता " के रूप में ₹ 3000 ( तीन हजार रुपये) प्रति परिवार नगद राशि 
उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था । 
3. " तत्काल सहायता के अन्तर्गत आच्छादित कुछ पंचायतें माह सितम्बर में आयी बाढ़ से भी प्रभावित हुई हैं । इनमें से 
कुछ परिवारों को तत्काल सहायता की राशि का भुगतान या तो किया जा चुका है अथवा लंबित है । 
4. अतएव निर्णय लिया गया है कि : 
( क ) तत्काल सहायता अन्तर्गत आच्छादित पंचायत यदि बाढ़ से भी प्रभावित हो और संबंधित प्रभावित परिवारों को 

पूर्व में स्वीकृत तत्काल सहायता की राशि का भुगतान नहीं हुआ हो तो उन्हें पूर्व में स्वीकृत तत्काल सहायता 
के बदले बाढ़ हेतु आनुग्रहिक राहत ( GR) की राशि ₹ 6000 ( छ: हजार रुपये) की दर से वितरित की 

जायेगी । 
( ख ) तत्काल सहायता के अन्तर्गत आच्छादित पंचायत के बाढ़ प्रभावित परिवार को अगर तत्काल सहायता की 

राशि ₹ 3000 (तीन हजार रुपये) का भुगतान पूर्व में हो चुका है, तो उन्हें बाढ़ हेतु अतिरिक्त ₹ 3000 ( तीन 
हजार रुपये) की राशि ( कुल ₹ 6000 ) का भुगतान किया जायेगा । बाढ़ हेतु अतिरिक्त ₹ 3000 ( तीन हजार 
रुपये) की राशि का भुगतान खाद्यान्न की आपूर्ति मद से किया जायेगा । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 नवम्बर 2019 
( ग) तत्काल सहायता हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 3108 / आ 0 प्र0 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा स्वीकृत पंचायतें जो 

बाढ़ प्रभावित नहीं हुई हैं , वहाँ तत्काल सहायता के तहत पूर्व घोषित ₹ 3000 (तीन हजार रुपये) की राशि दी 

जायेगी । 
5. यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों की अनुमोदित 
सूची के आलोक में PFMS के माध्यम से सीधे लाभूकों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा । 
6. यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा । 

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार राजपत्र के 
आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

म 0 रामचन्द्रुडु, 
अपर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1265-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


